रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LNEELU 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड ( iii ) 
PART II — Section 3- Sub - section (iii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 53 ] 
No. 531 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 29 , 2008 / ज्येष्ठ 8 , 1930 
NEW DELHI, THURSDAY ,MAY 29, 2008 / JYALSTHA 8 , 1930 


भारत परिसीमन आयोग 

आदेश सं . 59 

नई दिल्ली, 27 मई, 2008 
आ . अ. 60 ( अ ). - यतः परिसीमन ( संशोधन ) अधिनियम , 
2003 ( 2004 का 3 ) द्वारा यथासंशोधित परिसीमन अधिनियम , 2002 
( 2002 का 33 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 
9 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में , परिसीमन 

आयोग ने 3 अगस्त , 2007 को तमिलनाडु राज्य के विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार के निर्धारण के 
लिए अपना अंतिम आदेश ( आदेश सं. 52 ) पारित किया है और 

यतः , आयोग ने दिनांक 13 अगस्त , 2007 की अपनी 
अधिसूचना सं. 282/ तमि/2007/ खण्ड- IV के द्वारा दिनांक 3 अगस्त , 
2007 के अपने अंतिम आदेश को भारत के राजपत्र और तमिलनाडु 
सरकार के राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किया है । और 

यतः, अंतिम आदेश प्रकाशन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी , तमिलनाडु ने अपने दिनांक 28 जनवरी , 2008 के पत्र 
सं. 3060/ 2003 - 291 द्वारा आयोग को सूचित किया था कि संसदीय 
और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में परिसीमन 
आयोग की अंतिम अधिसूचना की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों 
को अग्रेषित की गई थीं ताकि वे सत्यापित करें कि क्या उक्त 
अधिसूचना में राजस्व ग्रामों का कोई विलोपन हुआ है; और . 

___ यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु के उक्त पत्र द्वारा 
आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि मण्गाडे राजस्व ग्राम तथा 
वेल्लीमलई टी पी को क्रमशः 60 - पप्पिरेड्डीपट्टी तथा 
232 -पद्मनाभपुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित किए 


जाने से धर्मापुरी तथा कन्याकुमारी जिलों के क्रमशः 61 - हरूर 
( अ. जा. ) तथा 231 - कोलाचेल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में द्वीप 
निर्मित हो गए हैं । 
- यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , तमिलनाडु ने विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का विवरण तथा ग्रामों के नाम से संबंधित 
वेल्लोर , सलेम तथा तिरुनेलवेल्ली के जिलानिर्वाचन अधिकारियों 
द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ सुधारों को इंगित किया है ; और 

यतः, आयोग ने, परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबन्धों तथा 
भौगोलिक सम्बद्धता को ध्यान में रखते हुए धरमापुरी , कन्याकुमारी , 
वेल्लोर , सलेम तथा तिरुनेलवेल्ली जिलों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 
संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु द्वारा उसके समक्ष लाए गए 
तथ्यों पर विचार किया और उनका सत्यापन किया तथा मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी, तमिलनाडु द्वारा बताए गए तथ्यों को सही पाया है । 

अतः अब , अनजाने में हुई उक्त त्रुटि को शुद्धि - पत्र द्वारा 
सुधारने तथा परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए. 
परिसीमन आयोग एतद्द्वारा आदेश देता है कि : 

आयोग की दिनांक 13 अगस्त , 2007 की अधिसूचना सं. 282 / 
तमि./2007/ खण्ड - IV की सारणी क में 
( 1 ) मण्गाडे राजस्व ग्राम को 60 - पप्पिरेड्डीपट्टी विधानसभा 

निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से हटाकर 61 - हरूर ( अ. जा. ) 
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। दोनों 
विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्रों का शेष विस्तार अपरिवर्तित 

रहेगा। 
( 2 ) वेल्लिमलाई टी पी को 232 -पद्मनाभपुरम विधानसभा 

निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार से हटाकर 231 - कोलाचेल विधानसभा 
निर्वाचन - क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। दोनों विधानसभा 
निर्वाचन - क्षेत्रों का शेष विस्तार अपरिवर्तित रहेगा । 


2037 GI/ 2008 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC . 3 (iii)] 


(3 ) 47 -071440st fan941 farge farfar 

विद्यमान प्रविष्टि वेंकटराजासमुद्रम और कनकापट्ट में । 
संशोधन किया जाएगा और क्रमशः वेंकटराजापुरम और 

" Hilgemees Torgriti 
( 4 ) 91 - वीरापांडी विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र के विस्तार में 

तिरूमलगिरी के बाद तथा अंडिपट्टी- सोवदापुरम ग्राम के 
पहले दर्शित विद्यमान प्रविष्टि " वट्टामुथमपट्टी " में 

संशोधन किया जाएगा और वेडुगाथमपट्टी पढ़ा जाएगा। 
(5) 227-174- t fara frafan -eta fornire # 

पलायामकोट्टई तालुक प्रविष्टि के बाद ( तिरुनेलवेली 

Tile for aist | ET5 : ) wale 31a :Fereftram 
GUTETI 

37647 al FCGiCF 13 31 , 2007 | 311427 # 52 
तद्नुसार संशोधित किया जाता है । 

यह आदेश परिसीमन आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से 
जारी किया जाता है । 

[ R . 282/af4 ./2008 ] 

___ आदेश से, 

शंगारा राम , सचिव 
DELIMITATION COMMISSION OF INDIA 

ORDER NO . 59 
New Delhi, the 27th May , 2008 
O . N . 60 (E ). - - Whereas, in pursuance of clause (d ) 
of sub -section ( 2 ) of Section 9 read with sub -section (2 ) of 
Section 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as 
amended by the Delimitation ( Amendment) Act, 2003 (3 of 
2004 ), the Delimitation Commission has passed its final 
order (Order No. 52 ) determining the extent of Assembly 
and Parliamentary Constituencies in the State of Tamil Nadu 
on 3rd August , 2007 ; and 

Whereas, the Commission has notified its final order 
dated 3rd August, 2007 vide its notification No. 282 / TN / 
2007 - Vol. IV , dated 13th August, 2007, in the Gazette of 
India and the State Gazette of Tamil Nadu Govemment; 


Whereas, the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu has 
also pointed out certain corrections reported by the District 
Election Officers of Vellore, Salem and Tirunelveli with 
reference to the names of villages and description of the 
extent of the Assembly Constituencies; and 

Whereas, the Commission has considered and 
verified the facts brought to its notice by the Chief Electoral 
Officer , Tamil Nadu in respect of Assembly Constituencies 
in Dharmapuri, Kaniyakumari, Vellore, Salem and Tirunelveli 
Districts in the light of geographical contiguity and the 
provisions of the Delimitation Act , 2002 and the facts stated 
by the Chief ElectoralOfficer , Tamil Nadu have been found 
to be correct . 

Now therefore , by way of this corrigendum to correct 
the above errors arising from inadvertent slips and having 
regard to the provisions of the Delimitation Act, the 
Delimitation Commission hereby orders that 

In Table A of the Commission s Notification No. 282 / 
TN /2007 - Vol.-IV , dated 13th August , 2007 , 
(1 ) Mangade revenue village shall be excluded from 

the extent of 60 - Pappireddipatti Assembly 
Constituency and included in 61-Harur (SC ) 
Assembly Constituency .Remaining extentof both 
the Assembly Constituencies shall remain 

unchanged . 
(2 ) Vellimalai TP shallbe excluded from the extent of 

232- Padmanabhapuram Assembly Constituency 
and included in 231 -Colachel Assembly 
Constituency . Remaining extent of both the 
Assembly Constituencies shall remain 

unchanged . 
(3) In the extent of 47- Vaniyambadi AC , the existing 

entries “ Venkatarajasamudram " and 
“ Kanakapattu " shall be corrected and read as 
" Venkatarajapuram ” and “ Kavukkapattu " 

respectively. 
(4 ) In the extent of 91-Veerapandi AC the existing 

entry “ Vattamuthempatti" appearing after 
Tirumalagiri and before Andipatti- Sowdapuram 
village shall be corrected and read as 

" Vedugathampatti." 
(5 ) In the extent of 227- NanguneriAC,after the entry 

" Palayamkottai Taluk " the entry " ( Except 

Tirunelveli M .Corp .wards)” shall be inserted . 

The Commission s order No . 52, dated 13th August , 
2007 stands amended accordingly. 

This order issues with concurrence of allmembers of 
the Delimitation Commission . 

[No. 282 /TN /2008 

By Order , 
SHANGARA RAM , Secy , 


and 


Whereas, after publication of final order, the Chief 
Electoral Officer, TamilNadu , vide his letter No. 3060 /2003 
291 dated 28th January , 2008 intimated to the Commission 
that the copies of the finalnotification of the Delimitation 
Commission regarding the delimitation of Parliamentary and 
Assembly Constituencies were forwarded to the District 
Election Officers for verification as to whether there is any 
omission of revenue village in the said notification ; and 

Whereas, vide the above letter of the Chief Electoral 
Officer, Tamil Nadu, it was brought to the notice of the 
Commission that islands have been formed in 61-Harur 
(SC ) and 231- Colachel ACs of Dharmapuri and 
Kaniyakumari Districts respectively due to inclusion of 
Mangade revenue village and Vellimalai TP in 
60 - Pappireddipatti and 232-Padmanabhapuram ACs 
respectively ; and 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


